140 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 6, 1999 ( CHTR . 16, 1921 SAKA) 


[ PARTI 


सिंचाई विभाग हरियाणा 


दिनांक 21 दिसम्बर , 1998 


क्रमांक 539/1 एल.-- क्योंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल को संतुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा 
सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ डुडीवाला नाईनर पार० डी ० 0 से 9000 टेल बढ़ाने हेतु जो कि आर ० डी ० 4400 राईट से 
डुडीवाला डिस्ट्रीब्यूटरी गांव डोका हरियां छापार , अटेला कलां, अटेला खुदं त ० च ० दादरी जिला भिवानी से निकलती है के निर्माण 
हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है इस लिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि पीछे विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उक्त प्रयोजनार्थ के लिए 
अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा 2 के खण्ड ग तथा उपधारा 4 के साथ पढ़ते 
हुये 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जानकारी के लिये की जाती है जिनका इससे संबंध है । 


उपरोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस समय कार्य में लगे अधिकारियो 
व कर्मचारियों को इनके प्रेषकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में वर्णित भूमि पर प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा इन धारा 
द्वारा अपेक्षित अनुबन्ध सभी कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

अब चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को संतुष्टि हो गई है कि पूर्वोक्त परियोजना जिसके लिये भमि अपेक्षित है उक्त अधि 
नियम 17 के उपधारा 2 के खण्ड ग के अवैध में अत्यन्त महत्व की है और क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा 
की उपधारा ( 2) के अधीन इसके द्वारा निर्देश किया जाता है कि उप अधिनियम की धारा 5 के उपबन्ध इस संदर्भ में लागू नहीं होगा । 


भमि के नक्शों का निरीक्षण भमि अर्जन कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारी, भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता निर्माण मण्डल 
न ० 1 भिवाही के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 


লিলা 


तहसील 


परिक्षेत्र/ गांव हदवस्त नं ० क्षेत्रफल 


रैक्टंगल नं ० 


किला नं ० 


संख्या 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


भिवानी 


च ० दादारी 


डोक्हा हरियां 


7 


0.70 


47 


25 


भिवानी 


च ० दादरी 


छपार 


98 


0.11 


49 


5,6,1469, 1470 


भिवानी 


च दादरी 


अटेला कला 


88 


8. 15 


1 


6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 
16/1, 16/2, 25/1, 25/2 


5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2 
15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 
16/2, 25/1, 25/2, 25/3 , 


13 


5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 613, 
15/1, 15/2, 15/3, 
16/1, 16/2, 25/1, 25/2 
116 गैर मुमकिन 


26 


5/1, 5/2, 5/3, 6, 15, 
16, 25, 5/4 


PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 6 , 1999 (CHTR 16 , 1921 SAKA ) 


141 


1 


-- 


2 


3 


4 


56 


7 


8 


शिवानी 


च दादरी प्रटेला कलां समाप्त 


30 


46 


25, 5/4 
5/1, 5/2, 6, 15/1, 1 

16/1,. 
10/2, 16/3, 25/1 , 25/2, 


15/2 


49 


5/ 1,5/ 2, 6/2, 14, 17/1 
17/2, 24/1, 24/2 , 7 
3, 4/1, 7, 8, 13/2, 
गैर मुमकिन 116 


63 


रास्ता नं . 377, 390 , 
392, 391,389 


भिवानी 


च ० दादरी 


अटेलाम्वद 


87 


1.42 


25, 41, 299, 


300,293 . 


कुल जोड़ 


10.38 


1-2 


1 


जो कि आम तौर पर पश्चिम 
से पूर्व उत्तर से दक्षिण की 
ओर जैसा कि इन्डक्स प्लान 
में दर्शाया गया है । 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा । 


एम ० 


० के ० गुप्ता, 


अधीक्षक अभियन्ता , 
निर्माण परिभण्डल , 
भिवानी । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 21st December , 1998 


No. 539 / 11 ,–Whereas appear to the Governor of Haryana that the land described in the specification 
mentioned below is needed urgently by the Government at public expenses, namely for constructing of Dudi 
wala Minor from RDOto tail RD 9000 off taking at RD 4400 - R of Dudiwala Disty.in village Atela Khurd , 
Atela Kalan and Dhoka Harja in Teh . Charkhi Dadri, District Bhiwani specified below is needed urgently 
for the above purpose . 

This notification is made under the provision of sanction agreed with clause (c) of sub section (2) of 
section 17 of the Land Acquisition Act 1894 , for information of all to whom it may be concerned . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana hereby authorises 
the officers with their servants and workman for timebeing engaged in the undertaking to enter upon an survey 
and land in the village and do all other acts ruquired or permitted by the section . 

Further whereas the Governor of Haryana is satisfied that the purpose for which the land is required 
is of an urgent importance within themeaning of clause (c) of sub section (2 ) of section 17 of the said Act and 
whereas the Governor of Haryana is of the opinion that the provision of sub -section (2) of the said section are 
thus applicable. It is hereby directed under sub - soction of the section 17 of the said Act that the provision of 
soction5- A of the said shall not apply with regard to this acquisition . 


142 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 6, 1999 ( CHTR 16, 1921 SAKA) 


[ PART ] 


The plans of the land may be inspected in office of the Land Acquisition Collector ,-cum - District 
Revenue Officer , Bhiwani and Executive Engineer , Construction Division , No. 1 , Bhiwani . 


SPECIFICATION 


4 . 


District 


Tahsil EE 


Village 


H. B. No. 


Alea 


Khasra No. 


Bhiwani 


Ch. Dadri 


Dohka Harya 


7 


0.70 


47 25 
49 5.6 
49 5.6 

1469, 1470 . 


Bhiwani 


Ch . Dadri 


Chhapat 


98 


0.11 


Bhiwani 


Ch . Dadri 


Atela Kalan 


88 


8.15 


1 6 / 1,6/ 2 , 15/1 , 15/2 , 16/1 , 16/2 , 25/1 , 

25/2 
9 5 / 1,5/ 2,5 / 3.6/1,6/ 2 , 15/1 , 15/2 , 15/3 , 

16 / 1,16/ 2 , 25 / 1,25 / 2,25 / 3 


13 5 /1,5/ 2,6/ 1,6/ 2,6/ 3 , 15/1 , 15/2 , 15/3 , 

16/1 , 1612 , 25/1 , 25/2 

116 Gair mumkin 
26 5 / 1,5/ 2,6 / 3,6, 15 , 16, 25,5/ 4 
30 25,5/ 4 . 
46 15/2 , 5 / 1,5 / 2,6, 15 /1,16/ 1,16 / 2 , 16/3, 

25 / 1,25 / 2 
49 5/1 , 512,6/ 2 , 14, 7 , 17/1 , 17/224/1 , 

24/2. 
63 3,4/ 1,7,8, 13 / 2 , Ghair mumkin 116 


Path No.377-390,389,392,391 . 


Bhiwani 


Ch. Dadri 


Atcla Khurd 


87 


1.42 


25 41 /1-2 , 29911,300,293 . 


Total 


10.38 


And generally laying in the direction from South to North and North to West as per demarcation at 

site as shown in thc Index Plan . 


By Order of Governor of Haryana , 


M.K. GUPTA . 


Superintending Engincer , 
Construction Circle , 

Bhiwani. 


सिंचाई विभाग , हरियाणा 


दिनांक 21 दिसम्बर , 1998 


क्रमांक 546/ 1L.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को सन्तुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी 
खर्चेपर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ डुडीवाला माईनर पार ० डी ० 0 से 9000 टेल प्रागं ढ़ने हेत जो कि प्रार० डी ० 4400 गईट से 
डुडीवाला डिष्ट्रीयटरी गांव डोका हरिया छपार, अटेला कलां, अटेल खुद तहसील चरखी दादरी , जिला भिवानी से निकलती है । 
के लिये तुरन्त अपेक्षित है जिसके लिये भमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा 2 के खण्ड ग तथा उप - धारा 4 के 
पड़ते हुये धारा 4 के लिये अधिसूचना संख्या दिनांक में प्रकाशित की गई है इसके द्वारा यह घोपित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट 
में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के तुरंत अपेक्षित है । 


यह घोषणा भमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के धन कभी त्यत्यिों की जानकारी के लिये 
की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 


भमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अर्जन अधिकारी एवं जिला राजस्व अधिकारी, गिवानी, व कार्यकारी अभियन्ता निर्माण 
मण्डल नं 0 1 भिवानी के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


PART I 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 6, 1999 ( CHTR 16 , 1921 SAKA) 


143 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


हदबस्त नं ० क्षेत्रफल 


रैक्टंगल नं ० 


किला नं ० 


संख्या 


भिवानी 


च ० दादारी ढोका हरियां 7 


0.70 


47 


25 


भिवानी 


च ० दादरी 


छपार 


98 


0.11 


49 


5,6 
1469, 1470, 


भिवानी 


च ० दादरी 


अटला कलां 


88 


8.15 


1 


9 


" 


13 


6/1, 6/2, 14/1, 15/2, 
16/1, 16/2, 25/1, 25/2 
5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2 , 
15/1, 15/2, 15/3, 
16/2, 25/1, 

25/1, 25/2, 
25/3 
5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 
15/1 , 15/2, 15/3, 
16/1, 16/2, 25/1, 
25/2, 116 गैर मुमकिन 
5/1, 5/2, 5/3, 6, 15, 
16, 25 , 5/4 
25, 5/4 
5/1 , 5/2, 6, 15/1, 16/1, 
16/2, 16/3, 25/1, 25/2 
5/1, 5/2, 6/2, 14, 17/1, 
17/2, 24/1, 24/2 
3, 4/1, 7, 8, 13/2, गैर 
मुमकिन 116 


26 


30 
46 


49 


63 


रास्ता नं 0 377, 390, 


389, 392, 391 


भिवानी 


च ० दादरी 


अटेला खुदं 


87 


1.42 


25,41 299 


300, 293 


जोड़ 


10.38 


1-21 


जो कि आमतौर पर पश्चिम 
से पूर्व उत्तर से दक्षिण की 
पोर जैसा कि इन्डेक्स प्लान 
में दर्शाया गया है । 


आदेशान सार राज्यपाल हरियाणा । 


एम ० 


क . 

० ग ता , 


अधीक्षक अभियन्ता , 
निर्माण परिमण्डल, 

भिवानी । 


144 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 6 , 1999 (CHTR 16 , 1921 SAKA ) 


( PARTI 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 21st December , 1998 


No. 546 / 1L._Whereas appears to the Goverdor of Haryana that the land described in specification 
mentioned below is needed urgently by the Government at public expenses , namely , for the construction of 
Dudiwala Minor from RDO to tail RD 9000 off-taking at RD 4400 -R of Dudiwala Disty in village Atala 
Khurd , Atela Kalao and Donka Harya in tehsil Ch. Dadri distt . Bhiwani for which a notification has been 
issued under section 4 and published vide Haryana Government Irrigation and Power Department, notification 
No. 539/ 1L , dated 21st December , 1998 in Haryana Government Gazette Part-1. 

It is hereby declared that fand described in the specification below is required urgently for the above 
purpose . 


This declaration is made under the provision of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for in 
formation to all whom it may concern . 


And whereas the Governor of Haryana is further of the opinion that the purpose for which the land 
is required is of an urgent importance within the meaning of clause (c) of sub-section (2) of section 17 of 
the said act . 

Therefore, it is hereby directed under sub section (4) of section 17 of the sald Act , the provision of 
section 5- A of the said Act shall be apply in regard to the acquisition . 

Plans of the land may be inspected in the offices of the Lard Acquisition Collector ,-cum - District 
Revenue Officer , Bhiwani and Executive Engineer , Construction Division No. 1, Bhiwani. 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


H.B. No. 


Area 


Khasra No. 


Bhiwani 


Ch . Dadri 


7 


0.70 


47 25 


Dohka 
Haryana 


Bhiwani 


Ch . Dadri 


Chhapar 


98 


0.11 


Bhiwani 


Ch . Dadri . Atela Kalan 


88 


8.15 


1 


49 5,6 

1469 , 1470 
1 6 /1,6 /2 , 15/1 , 15/2 , 16/1 , 16/2 , 25/1 , 

25/2. 
9 5 / 1,5/ 2,5 / 3,6 / 1, 6/2 , 15/1 , 15/2 , 15/3 

16/1 , 16/2 , 25/1, 25/2 , 25/3 . 
13 5 / 1,5 /2,6/ 1, 6 /2,6 /3 , 15/1, 15/2 , 15/3 , 

16/1 , 16/2 , 25 / 1,25 /2 , 116 G. Mumkin 
26 5/1 , 5 / 2,5/ 3 , 6 , 15 , 16 , 25 , 5/4 
30 25,5 / 4 
46 5 /1,5/2 , 6 , 15/1 , 16/1 , 16/2 , 1613 , 25/1 , 

25/2 , 15/2 . 
49 5/1 , 5 / 2,6 /2 , 14 17/1 , 17/2 , 24/1 , 24/2 , 7 
63 3,4 / 1,7,8, 13/2 , Gair Mumkin 116 . 
Path No. 377 , 390 , 389, 392 , 391 , 


Bhiwant 


Ch . Dadri 


Atela Klord 


87 


1.42 


25 , 41 / 1-2 . 299/1, 300 , 293 , 


i 


Total 


10.38 


And generally laying in the direction from South to North and North to West as per demarcation 
at site as shown in the Index Plan . 


By order of Governor of Haryana . 


M. K. GUPTA , 


- 


Superintending Engineer, 
Construction Circle . 

Bhiwadi. 


